S / 2 


PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ., AUGUST 8 , 1972 (SRVN. 17 , 1894 SAKA) 


1983 


. 


क्रमांक 2916 -ज (I ) -72/ 28035.-~ श्री मंगल सिंह, पुत्र श्री लेखू राम , गांव सीगड़ा, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ की मृत्यु 
के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम , 1948 की धारा 1 के अधीन प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री मंगल सिंह की मुबलक 100 रुपए की जागीर , जो कि उसे संयुक्त 
पंजाब सरकार की अधिसूचना क्रमांक 76 32-ज न- III- 62/ 8031, दिनांक 13 सितम्बर , 1961, द्वारा मंजूर की गई थी , अब 
श्रीमती भूरी, विधवा श्री मंगल सिंह के नाम खरीफ , 1971 से 100 रुपए वार्षिक दर से मंजर की जाती है । इन अधिकारों 
का प्रयोग सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत किया जाएगा । 

दिनाक 29 जुलाई, 1972 
क्रमांक 1718 ज ( 1)-72/28191.-- श्री राम नाथ , पुत्र श्री वखतावर , ग्राम बलाना, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ 
की मुब्लिक 100 रुपये वार्षिक दर की जागीर जो उसे पंजाब सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5557 - जे एन-III - 66/ 9978 
दिनांक 1 जून 1966 द्वारा खरीफ 65 से प्रदान की गई थी तथा हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 221 3- ज I- 71/ 
5211, दिनांक 9 फरवरी , 1972 द्वारा मन्सूख कर दी गई थी पुन : बहाल की जाती है । 

दिनांक 31 जुलाई, 1972 
क्रमांक 2759 -ज ( I ) -72/28399.-- राजस्व विभाग के कारीजन्डम क्रमांक 2220-ज-I- 71 / 16 49, दिनांक 
14 जनवरी , 1972 की पांचवीं लाईन में " उप सचिव " के स्थान पर " अवर सचिव " पढ़ा जाये । 

क्रमांक 2960 -ज (II ) -72/28434 .--पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसमें अाज तक हरियाणा 
सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा 
के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीरें उनके सामने दी गई फ़सल तथा राशि एवं सनद में दी गई 
शों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं :-- 


k 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का 


गांव 


तहसील 


राशि 


फ़सल वर्ष जब से जागीर 

दी गई 


व पता 


1 


करनाल 


श्री भजना सिंह, पुत्र श्री बेग राज 


बला 


करनाल 


100 


150 


2 


राजद 


कैथल 


100 


खरीफ , 1965 से रबी 1970 तक 
खरीफ , 1970 से आगे 
खरीफ , 196 5 से रबी 1970 तक 
खरीफ , 1970 से आगे 
खरीफ , 1965 से रबी , 1970 तक 
खरीफ , 1970 से आगे 


श्री सपत्तर सिंह , पुत्र श्री स्वर्ण सिंह 
उर्फ सौरन सिंह 
श्रीमती मनी देवी , विधवा 
श्री बखतावर 


150 


3 


साकरा 


100 


150 


क्रमांक 1577-ज ( I ) -72/28447.---पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसमें आज तक हरियाणा 
सरकार ;ारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
हरिया गा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीरें उनके सामने दी गई फसल तथा राशि एवं सनद 
में दी ई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : -- 


क्रमांक ज़िला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


तहसील 


फसल/ वर्ष जब से जागीर दी गई 


राशि 


व पता 


1 महेन्द्रगढ़ 


रु ० 
100 


रामबास 


च / दादरी 


150 


श्री नान्नहड राम , पुत्र 

श्री कालू राम 
श्री नान्हा राम , पुत्र 

श्री माडू राम 


) खरीफ , 65 से रबी , 70 तक 
2 ) खरीफ , 70 से आगे 
( 1 ) खरीफ , 65 से रवी , 70 तक 
( 2 ) खरीफ , 70 से आगे 


2 


कादमा 


100 


" 


150 


3 


श्री परसा राम , पुत्र 

श्योदान 


दूधबा 


100 


( 1 ) खरीफ , 65 से रबी , 70 तक 

2 ) खरीफ , 70 से आगे 


150 


